निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 ज्येष्ठ 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 492 ) पटना , मंगलवार , 14 जून 2016 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

4 अप्रील 2016 
सं . 01 / रा. स्था .(2)नियमावली - 07 / 2008सह. - 1435 – भारत – संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त ) 
नियमावली 2012 के परिशिष्ट क ( 1) " संवर्ग गठन के अधीन उल्लिखित वेतन बैण्ड, वेतनमान, ग्रेड पे एवं अभ्युक्ति 
तथा उनके अनुसारी प्रविष्टियों को एतद् द्वारा तुरंत के प्रभाव से विलोपित करते हैं । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र राम , 

सरकार के उप - सचिव । 
The 4th April 2016 
No. 01/Gaj est (2 )Rules -07/ 2008 Co - 1435 — In exercise of the Powers conferred by 
proviso to Article 309 of The Constitution of India , The Governor of Bihar is hereby pleased 
to delete the part related to Pay Band , Pay scale Grade Pay and remarks and their 
corresponding entries mentioned in Appendix -Kh ( 1 ) “ The Cadre Constitution ” of the “ Bihar 
Co - operative , Audit Service Cadre (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2012” with 
immediate effect. 

By order of Government of Bihar , 

RAJENDRA RAM , 
Deputy Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 492 - 571 + 250 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih . nic . in 


